HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 
14 फाल्गुन , 1940 ( श ०) 
7 राँची , बुधवार 

4 मार्च, 2020 ( ई ०) 


संख्या 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 43 - 54 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


44 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
10 फरवरी , 2020 


संख्या- 4/ नि 0 सं0-12-84/ 2015 का . 1059 श्री अंगारनाथ स्वर्णकार , झा 0 प्र 0 से 0 ( तृतीय बैच, 
गृह जिला- इलाहाबाद ), अंचल अधिकारी , नावाडीह, बोकारो को दिनांक 08.08.2017 से 15.08.2017 
तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


5 फरवरी, 2020 


संख्या-4/नि 0 सं0-12-121/ 2014 का . 895- श्रीमती नीतु कुमारी, झा 0 प्र 0 से0 ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला- रामगढ़ ), अंचल अधिकारी , बोरियों , साहेबगंज को दिनांक 11.09.2019 से 24.11.2019 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


45 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
7 फरवरी, 2020 


संख्या -3 /नि ० सं०-09-21/2018 का .-1012-- श्री अनिल कुमार, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -608/ 03), 
अपर निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड, राँची का दिनांक 06.02.2019 से 29.04.2019 
तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
10 फरवरी, 2020 


संख्या-4/नि 0 सं0-12-180/2014 का.-1089-- श्री गुलजार अंजुम , झा 0 प्र 0 से0 ( द्वितीय बैच ‘ सीमित गृह 
जिला-कोडरमा ) सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद द्वारा उपभोग किए गये अवकाश की स्वीकृति निम्न 
रूपेण प्रदान की जाती है : 


(i) 


दिनांक 29.11.2017 से 17.03.2018 तक 


उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । 


( ii ) 


दिनांक 18.03.2018 से 16.04.2018 तक 


रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 234 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल 
सरकार के उप सचिव । 


कुमार सिंह, 


46 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
12 फरवरी , 2020 


संख्या-4/ नि 0 सं0-12-08/ 2018 का .-1149 श्री जमाले राजा, झा 0 प्र 0 से 0 (पंचम बैच , गृह 

जिला- राँची) 
सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू द्वारा उपभोग किए गये अवकाश की स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान 
की जाती है : 
(i) दिनांक 22.09.2017 से 12.10.2017 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता 

के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । 
( ii ) दिनांक 13.10.2017 से 06.11.2017 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 232 के तहत । 
(iii ) दिनांक 07.11.2017 से 08.11.2017 तक असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता 

के नियम 236 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


. 


अनिल कुमार सिंह, 


सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
03 फरवरी , 2020 


संख्या -3 /नि 0 सं0-09-40/ 2014 का .- 758-- श्री राजीव रंजन , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक -718/ 03), 
अपर नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम , धनबाद का दिनांक 07.09.2019 से 31.10.2019 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


47 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
17 फरवरी , 2020 


संख्या- 4 /नि 0 सं0-12-05 / 2014 का . 1246 श्रीमती श्वेता वेद, झा 0 प्र 0 से 0 ( तृतीय बैच ), कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , राँची को निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
( i) दि 0 02.07.2019 से 28.12.2019 तक -मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभाग के 

संकल्प सं0- 551 दिनांक- 01.03.2007 


तथा 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत । 
-रविवारीय अवकाश के रूप में । 


(ii ) 


दि 0 29.12.2019 को 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल 
सरकार के उप सचिव । 


कुमार सिंह, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
14 फरवरी , 2020 


संख्या -3 / नि 0 सं0-09-21/ 2017 का. 1208 श्री राधेश्याम प्रसाद , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
835 बी/ 2003), निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , पाकुड़ का दिनांक 
21.06.2019 से 31.07.2019 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के उप सचिव 


48 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
17 फरवरी , 2020 


संख्या -4 /नि 0 स0-12-66/ 2015-2053 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
मो ० प्रवेज ( तृतीय बैच, गृह जिला- गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से 
निम्नरूपेण 

सम्पुष्ट 

की जाती है: 


Current Department 


Current Office 


Si. 
No. 


Employee Name 

G.P.F. No. 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
Confirmatio 


Current Designation 


n 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


30/08/2010 


03/03/2019 


MOHAMMAD 
PARWEJ 


URBAN 
DEVELOPMENT 
AND HOUSING 
DEPARTMENT (URB 
AN DEVELOPMENT) 


BISHRAMPUR 
NAGAR 
PANCHAYAT 
,PALAMU 


( 110001163115 ) 


Assistant Municipal 
Commissioner 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/ 169 


49 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 


कार्मिक, प्रशासनिक 

सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
17 फरवरी , 2020 


संख्या-4/ नि 0 स0-12-108/ 2015-2054 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री राजीव कुमार (चतुर्थ बैच , गृह जिला- साहेबगंज ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 
6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI.. 


Employee Name 


Current 


Current Office 


Joining Date 


Date of 


No. 


G.P.F. No. 


Department 


Current Designation 


in Service 


Service 


Confirmation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


RAJIV 


DC OFFICE 


DUMKA BLOCK 


11/02/2013 


07/09/2018 


KUMAR 


DUMKA 


, DUMKA 


( 111003186505 ) 


Block Development Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/ 169 


50 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
19 फरवरी , 2020 


संख्या -4 /नि 0 स0-12-208/ 2014-2269 (HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री विजय हेमराज खलखो ( द्वितीय ‘ सीमित बैच , गृह जिला- लातेहार ) की सेवा उनके नाम के सामने 
स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


SI . 
No. 


Employee Name 

G.P.F.No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


19/08/2013 


28/07/2019 


VIJOY HEMRAJ DC OFFICE 
XALXO 

KODERMA 


JAINAGAR 
CIRCLE 
,KODERMA 


( JHK/JAS / 292 ) 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या:DNB/ POL/169 


51 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
19 फरवरी , 2020 


संख्या-4/ नि 0 स0-12-41/ 2016-2275 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
श्री विकास कुमार त्रिवेदी (पंचम बैच , गृह जिला- गिरिडीह ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित 
तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट 

की जाती है : 


SI. 
No. 


Employee Name 

G.P.F. No. 


Current 
Department 


Current Office 
Current Designation 


Joining Date in 

Service 


Date of Service 
Confirmation 


1 


3 


5 


6 
25/11/2017 


-- 


17/06/2016 


2 
VIKAS KUMAR 
TRIVEDI 
( JHK/JAS / 319 ) 


DC OFFICE 
DHANBAD 


4 
TOPCHANCHI 
CIRCLE ,DHANBAD 
CIRCLE OFFICER 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB / POL/ 169 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
11 फरवरी, 2020 


संख्या-1 /विविध-874/05 का०- 1098 -- श्री आलोक गोयल , भा.प्र.से. ( झाः 1990), विशेष कार्य पदाधिकारी, 
झारखण्ड भवन , नई दिल्ली को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 
20 के तहत दिनांक 14.01.2020 से 21.01.2020 तक कुल 08 दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति तथा 
पुनः दिनांक 05.02.2020 से 04.03.2020 तक कुल 29 दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


52 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
14 फरवरी, 2020 


संख्या -4 /नि 0 सं0-12-03-2015-1890 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
सुश्री मिनाक्षी भगत , झा 0 प्र 0 से 0, तृतीय बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से सम्पुष्ट 
की जाती है : 
SI. Employee Name Current Current Office 

Joining Date Date of Service 
No. G.P.F. No. Department Current Designation 

in Service Confirmation 
1 2 3 4 

5 

6 
MINAKSHI DC OFFICE DC OFFICE DEOGHAR 

12/08/2010 24/04/2018 
BHAGAT 

DEOGHAR , DEOGHAR 
( 110041165718 ) 

EXECUTIVE MAGISTRATE 


-- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/ 169 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
13 फरवरी, 2020 


संख्या -1/विविध-808/ 06 खण्ड का०-1194 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -7071 दिनांक 04.09.2019 से 
श्रीमती वंदना दादेल , भा.प्र.से. ( झा :96), सचिव , ऊर्जा विभाग, झारखण्ड को भारत सरकार , कार्मिक , लोक 
शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 13018/1/2010, दिनांक- 07.09.2010 के 
आलोक में दिनांक 16.10.2019 से 31.01.2020 तक कुल 107 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की गयी है, को विस्तारित करते हुए दिनांक 01.02.2020 से 15.03.2020 तक कुल 44 दिनों के लिए 
अतिरिक्त शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


53 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
7 फरवरी, 2020 


, 


संख्या-1/ विविध-826/ 2017 का०-1024-- श्री अनन्य मित्तल, भा.प्र.से. ( झाः 2015 ), उप विकास आयुक्त , 
राँची को विदेश ( इंडोनेशिया ) की यात्रा हेतु दिनांक 10.02.2020 से 15.02.2020 तक कुल 06 दिनों के उपार्जित 
अवकाश (Ex-India Leave ) की स्वीकृति एवं दिनांक 09.02.2020 एवं 16.02.2020 के रविवारीय अवकाश का 
उपभोग विदेश में रहकर करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2 श्री मित्तल के अवकाश अवधि में उपायुक्त , राँची अपने कार्यों के साथ उप विकास आयुक्त , 
राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
7 फरवरी, 2020 


संख्या-1 /विविध-833/ 2016 का०-1037-- विभागीय अधिसूचना संख्या -6393 दिनांक 08.08.2019 से 
श्रीमती अंजली यादव , भा.प्र.से. ( झाः 2015), सम्प्रति अवकाश पर को दिनांक 13.08.2019 से 08.02.2020 तक 
मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी के क्रम में भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन 
मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 13018/1/2010, दिनांक- 07.09.2010 के आलोक में दिनांक 
09.02.2020 से 08.04.2020 तक कुल 60 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


54 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 4 मार्च, 2020 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
20 फरवरी , 2020 


संख्या -1 /विविध -886/ 05 का०-1342 श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा.प्र.से. ( झाः 1998), सचिव , 
अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को 
अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
25.02.2020 से 27.02.2020 तक कुल 03 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय 

मुद्रणालय , 

राँची द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 7 -- 50 | 


